पंजीयन क्रमांक 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.7 


शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. 
से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 अप्रैल 2024--वैशाख 6, शक 1946 


क्रमांक 17 ] 
विषय--सूची 
भाग 1.--(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 3.--(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय 
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) सूचनाएं, 


राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और 

अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, भाग 4.--(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के 
(7) लोक-भाषा परिशिष्ट, प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) 
अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद्‌ के 


भाग 2.--स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम. 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18 मार्च 2024 


क्रमांक एफ 5-3/2018/1 (एक).--राज्य शासन Wes माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे, न्‍्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च 
न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 05-02-2024 से 09-02-2024 तक (05 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित लघुकृत अवकाश एवं अवकाश पूर्व 
दिनांक 03-02-2024 से 04-02-2024 तक तथा अवकाश पश्चात्‌ दिनांक 10-02-2024 से 11-02-2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का 


लाभ लेने की कार्येत्तर स्वीकृति प्रदान करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
SET AHS, STA सचिव. 


285 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2024. 


286 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024 [ भाग 1 


गृह (पुलिस) विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 1 अप्रैल 2024 


क्रमांक एफ-7-11/2014/दो-गृह/भापुसे.--राज्य शासन एतद्द्वारा श्री हिमांशु गुप्ता (भापुसे-1994), अति. पुलिस महानिदेशक, 
पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, छ.ग. को दिनांक 08-04-2024 से 26-04-2024 (कुल 19 दिवस) तक का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान 
की जाती है. साथ ही दिनांक 05, 06, 07, 27 एवं 28 अप्रैल 2024 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती 


है. 


2. अवकाश से लौटने पर श्री गुप्ता, भापुसे आगामी आदेश तक, अति. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, छ.ग. के पद 
पर पुनः पदस्थ होंगे. 


3. अवकाश काल में श्री TAT (AGA) को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व 
मिलते थे. 


4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गुप्ता ( भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 
5. हिमांशु गुप्ता ( भापुसे-1994 ), अति. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, AA रायपुर, छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में, उनका 
प्रभार श्री प्रदीप गुप्ता ( भापुसे-1995 ), अति. पुलिस महानिदेशक (यो./प्र. एवं तकनीकी सेवायें ), पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर छ.ग. को उनके 


वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
मनोज कुमार मिश्रा, अवर सचिव. 


महिला एवं बाल विकास विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11 मार्च 2024 


क्रमांक 11-01/2023/मबावि/50 (पार्ट ).--छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्र. एफ 11-01/2023/मबावि/50 (पार्ट) दिनांक 
17-12-2023 एवं अधिसूचना क्र. एफ 11-01/2023/मबावि/50 (पार्ट-01) दिनांक 17-12-2023, के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की 
देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41 के प्रावधानों के तहत बाल देखरेख संस्थाओं को 05 वर्ष हेतु पंजीयन का नवीनीकरण किया 
गया था. 


राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त उल्लेखित संस्थाओं में से निम्नलिखित संस्थाओं में आंशिक संशोधन करते हुए किशोर न्याय (बालकों की 
देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 यथा 
संशोधित 2022 का नियम 21 के प्रावधानों/बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मेनुअल/शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन की शर्त 
पर 05 वर्ष के लिए पंजीयन का नवीनीकरण करता है :-- 


क्र. शासकीय संस्था/स्वैच्छिक बाल गृह जिला बाल देखरेख वित्त विभाग से प्राप्त पंजीयन 
संगठन का नाम/पता का पता संस्थाकी स्वीकृति अनुसार क्षमता. क्रमांक 
प्रकृति बालक बालिका 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 प्रतिज्ञा विकास संस्थान, खुला आश्रयगृह रायपुर खुला — 25 14/RPR/ 
Fa. 231, पंचशील (बालिका), तेलीबांधा, आश्रयगृह 17-18 
एकेडमी के पीछे, HATER, जल विहार कॉलोनी, (बालिका) 
पद्यमनाभपुर, दुर्ग (छ.ग.) मकान नं.-17 


रायपुर (छ.ग.) 


भाग 1 J 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024 287 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
2 बिलासपुर सेवा भारती मातृछाया माँ बिलासपुर विशेषीकृत 20 01/BSP/ 
मातृछाया, पता-मातृछाया . तुलजा भवानी मंदिर दत्तक ग्रहण 16-17 
माँ तुलजा भवानी मंदिर के पास, कुदुदण्ड, एजेन्सी 
के पास, होमगार्ड केम्प बिलासपुर (छ.ग.) 
के सामने, कुदुदण्ड, 


बिलासपुर (छ.ग.) 


यह पंजीयन, आदेश जारी होने की तिथि से पांच वर्षों के लिए वैध होगा. 


संस्था का निरीक्षण राज्य/जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों/प्रतिनिधियों/समितियों द्वारा किया जायेगा. संस्था निरीक्षण में सहयोग 
करेगी तथा निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी. संस्था के अंतिम लेखे व सुसंगत व्यय की जानकारी 
सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा भले ही संस्था शासकीय अनुदान प्राप्त न करती हो. 


संस्था द्वारा, किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 तथा नियम 2016 यथा संशोधित 
2022 के प्रावधानों के अन्तर्गत बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनों/वैधानिक प्रावधानों का पालन 
अनिवार्य होगा. 


संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकारए/जिला प्रशासन द्वारा 
समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
शम्मी आबिदी, सचिव. 


लोक निर्माण विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 अप्रैल 2024 


क्रमांक एफ 2-3/2004/19/स्था.-3.--भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के Wh ERI प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2016 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करते 
हैं, अ र्थात्‌ — 


संशोधन 


उक्त नियमों में,-- 


(1) 


(2) 


(3) 


नियम 9 के उप-नियम (7) का लोप किया जाता है. 


नियम 18 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) में, अंक तथा शब्द “2 वर्ष” के स्थान पर, अंक तथा शब्द “3 वर्ष” प्रतिस्थापित किया 
जाता है. 


अनुसूची-दो में, शीर्षक “तृतीय श्रेणी (लिपिकवर्गीय)” के नीचे, सरल क्रमांक 10 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, 
निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात्‌ :-- 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 


“10, सहायक प्रोग्रामर 06 50% 50% a -तदैव-” 


288 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024 [ भाग 1 


(4) अनुसूची-चार में, सरल क्रमांक 11 के पश्चात्‌, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाता है, अर्थात्‌ :-- 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

“1(अ) डाटा एन्ट्री oa सहायक 1. प्रमुख अभियंता या कुल पदों का 50 प्रतिशत 
आपरेटर प्रोग्रामर उसके द्वारा नामांकित - अध्यक्ष पद ऐसे डाटा एन्ट्री आपरेटर 

2. मुख्य अभियंता - सदस्य से भरे जाएंगे जो सहायक 
3. दो अधीक्षण अभियंता - सदस्य wore के पद हेतु आवश्यक 

SET पूर्ण करते हो तथा 

पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण 
कर चुके हों.” 


No. F 2-3/2004/19/Est.-3.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitu- 
tion of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Public 
Work Department (Non-Gazetted) Service Recruitment Rules, 2016, namely :— 


AMENDMENT 
In the said rules,— 
(1) Sub-rule (7) of rule 19 is omitted. 
(2) In clause (a) of sub-rule (1) of rule 18, for the figure and word “2 years” the figure and word “3 years” is 
substituted. 
(3) In Schedule-II Under Heading “Class-HI (Ministerial)” for serial number 10 and entries relating thereto, the 
following is substituted, namely :— 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
“10. Assistant 06 50% 50% - -do-” 
Programmer 
(4) In Schedule-IV, after serial number 11, the following is inserted, namely :— 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
“I1(a) 12969 Entry 05 Assistant 1. Engineer-in Chief or 50% posts of the 
Operator years Programmer nominated by him - Chairman __ total posts shall be 
2. Chief Engineer - Member filled from those 
3. Two Superintending - Member Data Entry 
Engineers Operators who are 


fulfilling the require 
qualifications for the 
post of Assistant 
programmer and have 
completed 05 years 
service.” 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
कमलप्रीत सिंह, सचिव. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024 289 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 
आपदा प्रबंधन विभाग 


कोरबा, दिनांक 20 मार्च 2024 


प्ररूप-एक 
(नियम 11 देखिये) 


रा.प्र.क्रमांक 08/अ-82/2018-19/3449/भू-अर्जन/2024.-- भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का भू-अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य 
सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात्‌ :-- 


जिला तहसील नगर/ग्राम क्षेत्रफल लोक प्रयोजन का विवरण 
(1) (2) (3) (4) (5) 
कोरबा पाली कोडार 6.109 हे. रैनकोटा जलाशय योजना के अंतर्गत डूबान क्षेत्र में 
आने वाली निजी भूमि का अर्जन. 


उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 10-05-2024 को समय 
11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन, कोडार में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-- 


01. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — रैनकोटा जलाशय योजना के अंतर्गत डूबान क्षेत्र में आने 
वाली निजी भूमि का अर्जन. 
02. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या -- 13 परिवार 
03. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या-- -- निरंक 
04. प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों -- निरंक 
की अनुमानित संख्या. 
05. प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य -- निरंक 
परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. 
06. क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? न८ हां 
07. क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार -- हॉ 


कर लिया गया है ? 


08. परियोजना की कुल लागत — रुपये 1047.37 लाख 

09. परियोजना से होने वाला लाभ _ लघु सिंचाई योजना (आदिवासी क्षेत्र) नावार्ड 

10. प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये. -- प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये 
उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाले 


संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है. 


(11) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक = निरंक 


उपरोक्त भूमि के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान 
पर दी जा सकेगी. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अजीत वसंत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


290 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024 [ भाग 1 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला-जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं (1) (2) 
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 
F 159/4, 160/4 0.089 
आपदा प्रबंधन विभाग 
159/1, 160/1 0.016 
जशपुर, दिनांक 23 फरवरी 2024 159/2, 160/2 0.010 
165/2 0.008 


क्रमांक 11/अ-82/2020-21.-- चूंकि राज्य शासन को इस 


में 183/2 0.020 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन leas 22020 
के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 154/2 0.101 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार fa jas 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त 1978 oN 
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-- 303/3 0.065 
165/1 0.008 
अनुसूची 
Th 183/1 0.053 
0.0 
(1) भूमि का वर्णन- की डा 
(क) जिला-जशपुर 277/1, 278/1 0.049 
(ख) तहसील-कांसाबेल 167/4 0.202 
ग) नगर/ग्राम-गरईबंध 
(ग) ई 168/1 0.028 
(A) लगभग क्षेत्रफल-2.416 हेक्टेयर 
303/1 0.081 
खसरा नम्बर रकबा 184 0.040 
(AeA A) 185/4 0.008 
(1) (2) 
303/4 0.065 
101/3 0.024 292 0.020 
155/3 0.016 291 0.028 
183/3 0.020 290 0.004 
163/3 0.020 280/2 0.012 
“व oe 280/1 0.121 
106 0.036 
298 0.024 
108/3 0.065 
294/1 0.158 
108/9 0.081 
108/12 0.101 योग 45 2.416 
108/5 0.065 
108/8 0.049 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बन्दरचुंवा- 
108/10 0.142 दोकड़ा से फरसाबहार मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण 
भू - प्रकरण, 
oe Woes कार्य के भू-अर्जन प्रकरण. 
123/8 0.073 
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
197/2 0.085 (राजस्व), बगीचा के कार्यालय में किया जा सकता है. 
156 0.048 
154/1 0.020 छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 


120/4 0.057 रवि मित्तल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024 291 


विभाग प्रमुखों के आदेश 
कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन, (मण्डी) बोर्ड 
“सरदार ATHY भाई पटेल भवन”, सेक्टर-24, कयाबांधा, अटल नगर, AA रायपुर 
रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 
क्रमांक/बी-4/1/32( 2 )/भा.अधि./2023-24/61 22.--कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32( 2 )/भा.अधि./2022-23/2221 -2222 रायपुर 


दिनांक 29-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) में निम्नानुसार व्यक्तियों की भारसाधक समिति 
उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त की गई थी -- 


1. श्री राजेश भास्कर अध्यक्ष 
2; श्री महेन्द्र यादव उपाध्यक्ष 
3. श्रीमती उर्मिला शोरी सदस्य 
4. श्री पुरूषोत्तम पाटिल सदस्य 
5, श्री ईश्वर लाल जैन सदस्य 
6. श्री अशोक सोरी सदस्य 
2 श्री सैयद मासूक अली (व्यापारी प्रति... सदस्य 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन्‌ 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, मैं यशवंत कुमार, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, उपरोक्त भारसाधक समिति के स्थान पर श्री रमेश कुमार 
aR, वरिष्ठ कृषि विकस अधिकारी, कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति 
कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूं. 


रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 
क्रमांक/बी-4/1/32(2 )/भा.अधि./2023-24/6124.--कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32( 2) /भा.अधि./2022-23/2117-2118 रायपुर 


दिनांक 29-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति चारामा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) में निम्नानुसार व्यक्तियों की भारसाधक समिति 
उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त की गई थी -- 


1. श्रीमती उषा वटटी अध्यक्ष 
9 श्री छगन लाल यादव उपाध्यक्ष 
3. श्री परमेश्वर जैन (कृषक सदस्य) सदस्य 
4. श्री कुबेर ठाकुर सदस्य 
5. श्री जितेन्द्र साहू सदस्य 
6. श्री बोधन लाटिया सदस्य 
के श्री नवीन पटेल (व्यापारी सदस्य) सदस्य 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन्‌ 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, मैं यशवंत कुमार, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, उपरोक्त भारसाधक समिति के स्थान पर श्रीमती प्रमिला 
मण्डावी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, चारामा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति 
चारामा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूं. 


रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 


क्रमांक/बी-4/1/32(2 )/ भा.अधि./2023-24/6126.--कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32( 2)/भा.अधि./2022-23/2115-2116 रायपुर 
दिनांक 29-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति संबलपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर ( छ.ग.) में निम्नानुसार व्यक्तियों की भारसाधक समिति 


292 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024 [ भाग 1 


उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त की गई थी -- 


श्री प्रेमसिंग सलाम 
श्री सुन्हेर गजेन्द्र 

श्री अमृत संचेती 

श्री बिसम्बर बंजारे 
श्री fae कोठारे 
श्री हरीशचंन्द्र HAS 
श्रीमती ममता ठाकुर 


गो OS GU लि CU Ns a 


अध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन्‌ 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, मैं यशवंत कुमार, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, उपरोक्त भारसाधक समिति के स्थान पर श्री संजय कुमार 
Avera, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कृषि उपज मंडी 
समिति संबलपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूं. 


रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 


क्रमांक/बी-4/1/32( 2) /भा.अधि./2023-24/6128.--कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32(2 )/ भा.अधि./2022-23/2185-2186 रायपुर 
दिनांक 29-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति गीदम, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.) में निम्नानुसार व्यक्तियों की भारसाधक समिति 


उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त की गई थी -- 


श्री अनिल जायसवाल 
कुमारी अनिता नाग 

श्री भानू प्रकाश सिंह चौहान 
श्री मोहनलाल बुरड़ 

श्री पजांमी राम मंडावी 

श्री महादेव लेकाम 

श्री राजू पवार 


Os Ui BR Qo Ns aS 


अध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन्‌ 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, मैं यशवंत कुमार, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, उपरोक्त भारसाधक समिति के स्थान पर श्री आर.एस. नेताम, 
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, गीदम, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति गीदम, 


जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूं. 


रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 


क्रमांक/बी-4/1/32( 2) /भा.अधि./2023-24/6130.--कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32(2 )/ भा.अधि./2022-23/2183-2184 रायपुर 
दिनांक 29-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति कोंटा, जिला सुकमा (छ.ग.) में निम्नानुसार व्यक्तियों की भारसाधक समिति उनके कार्य भार 


ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त की गई थी -- 


श्री सुक्का सिंह नाग 
श्री सोयम भीमा 

श्री बली यादव 

श्री TAR कश्यप 
श्री सोड़ी जोगा 
श्रीमती शहिदा भास्कर 
श्री राजेश तापिया 


Me OS रा CU Ns a> 


अध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024 293 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन्‌ 1973) Hl धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, मैं यशवंत कुमार, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, उपरोक्त भारसाधक समिति के स्थान पर श्री सुरेश कुमार बेक, 
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कोंटा, जिला सुकमा, को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति कोंटा, जिला सुकमा 
का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूं. 


रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 


क्रमांक/बी-4/1/32( 2 )/भा.अधि./2023-24/6132.--कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32( 2) /भा.अधि./2022-23/2191-2192 रायपुर 
दिनांक 29-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति पेण्ड्रारोड, जिला-गौरेला, पेण्ड्रा, मरवाही (छ.ग.) में निम्नानुसार व्यक्तियों की भारसाधक 
समिति उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त की गई थी -- 


1. श्री बादल सिंह आरमो अध्यक्ष 
9 श्री श्रीकांत मिश्रा उपाध्यक्ष 
3. श्री कामता राठौर सदस्य 
4. श्री चन्द्रभान सिंह मरावी सदस्य 
5. श्रीमती ममता पावले सदस्य 
6. श्री भेंदूराम सदस्य 
7. श्री दिलीप महलवाला सदस्य 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन्‌ 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, मैं यशवंत कुमार, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, उपरोक्त भारसाधक समिति के स्थान पर श्री एस.एस. आर्मो, 
अनुविभागीय अधिकारी कृषि पेण्ड्रा, संभागीय कार्यालय बिलासपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति पेण्ड्रा, 
जिला-गौरेला, पेण्ड्रा, मरवाही का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूं. 


रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 


क्रमांक/बी-4/1/32(2 )/ भा.अधि./2023-24/6134.--कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32( 2) /भा.अधि./2022-23/2199-2200 रायपुर 
दिनांक 29-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति आमनदुला, जिला सकती (छ.ग.) में निम्नानुसार व्यक्तियों की भारसाधक समिति उनके 
कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त की गई थी -- 


1. श्रीमती रश्मि गभेल अध्यक्ष 
2: कुमारी कुसुम यादव उपाध्यक्ष 
3. श्री भोजराम हरवंश सदस्य 
4. श्री हीरालाल नायक सदस्य 
5. श्री विशम्भर लाल यादव सदस्य 
6. श्री शांति कुमार गोंड सदस्य 
7. श्री संजय कु. अग्रवाल (व्यापारी प्रति.) सदस्य 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन्‌ 1973) Hl धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, मैं यशवंत कुमार, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, उपरोक्त भारसाधक समिति के स्थान पर श्री नारायण प्रसाद 
गभेल, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, जिला सकती को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति आमनदुला, जिला-सक्ती 
का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूं. 


294 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024 [ भाग 1 


रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 


क्रमांक/बी-4/1/32( 2)/भा.अधि./2023-24/6136.--कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32(2 )/ भा.अधि./2022-23/2195-2196 रायपुर 
दिनांक 29-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति जैजेपुर, जिला सकती (छ.ग.) में निम्नानुसार व्यक्तियों की भारसाधक समिति उनके कार्यभार 
ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त की गई थी -- 


1. श्री अमर सिंह बनाफर अध्यक्ष 
25 श्री लोकनाथ लायन उपाध्यक्ष 
3. श्री बोधसाय SI सदस्य 
4. श्री नीलम चन्द्रा सदस्य 
5, श्रीमती प्रेमलमा सिदार सदस्य 
6. श्री संभन साहू सदस्य 
7. श्री गफार खान (व्यापारी प्रति.) सदस्य 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन्‌ 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, मैं यशवंत कुमार, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, उपरोक्त भारसाधक समिति के स्थान पर श्री एम. के. चंद्रा, 
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखंड जैजेपुर, जिला सकती, को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति जैजेपुर, 
जिला सकती का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूं. 


रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 
क्रमांक/बी-4/1/32( 2) /भा.अधि./2023-24/6138.--कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32( 2 )/ भा.अधि./2022-23/2179-2180 रायपुर 


दिनांक 29-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति प्रतापपुर, जिला सुरजपुर (छ.ग.) में निम्नानुसार व्यक्तियों कौ भारसाधक समिति उनके 
कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त की गई थी -- 


1. श्री मदन केशरवानी अध्यक्ष 
9; श्री बालेश्वर सिंह उपाध्यक्ष 
3. श्री भरत गुप्ता सदस्य 
4. श्री सहिंदर सिंह सदस्य 
5. श्री बिसुन मरावी सदस्य 
6. श्री रामचंदर सिंह सदस्य 
re श्री हरीशचन्द्र सिंह सदस्य 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन्‌ 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, मैं यशवंत कुमार, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, उपरोक्त भारसाधक समिति के स्थान पर श्री अभिषेक झा, 
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, सुरजपुर, जिला सुरजपुर, को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति प्रतापपुर, जिला 
सुरजपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूं. 


रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 


क्रमांक/बी-4/1/32( 2) /भा.अधि./2023-24/6140.--कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32(2 )/ भा.अधि./2022-23/2159-2160 रायपुर 
दिनांक 29-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति कुसमी, जिला बलरामपुर (छ.ग.) में निम्नानुसार व्यक्तियों की भारसाधक समिति उनके 
कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त की गई थी -- 


1. श्री बालेश्वर राम अध्यक्ष 
Di श्रीमती अनिता fast उपाध्यक्ष 
3. श्री समारूराम सदस्य 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024 295 


4. श्री लरंग साय सदस्य 
5. श्री रामलाल यादव सदस्य 
6. श्री अलख निरंजन सदस्य 
re मो. इरफान आलम (व्यापारी प्रति.) सदस्य 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन्‌ 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, मैं यशवंत कुमार, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, उपरोक्त भारसाधक समिति के स्थान पर श्री हरीराम एक्का, 
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड शंकरगढ़, जिला बलरामपुर, को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति 
कुसमी, जिला बलरामपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूं. 


रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 
क्रमांक/बी-4/1/32(2 )/ भा.अधि./2023-24/6142.--कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32( 2)/भा.अधि./2022-23/2157-2158 रायपुर 


दिनांक 29-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति जशपुरनगर, जिला-जशपुरनगर (छ.ग.) में निम्नानुसार व्यक्तियों की भारसाधक समिति उनके 
कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त की गई थी -- 


1. श्री कपिलदेव भगत अध्यक्ष 
2 श्री बसंत बेक उपाध्यक्ष 
3. श्री सुरेन्द्र राम नाग सदस्य 
4. श्री ईश्वर यादव (लोचन) सदस्य 
5. श्री पूरन वर्मा सदस्य 
6. श्री त्रिभुवन सिंह सदस्य 
7 श्री रामकुमार गुप्ता (व्यापारी प्रति.) सदस्य 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन्‌ 1973) Hl धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, मैं यशवंत कुमार, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, उपरोक्त भारसाधक समिति के स्थान पर श्री बी.एस. सिदार, 
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, जशपुरनगर, जिला-जशपुरनगर, को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति जशपुरनगर, 
जिला-जशपुरनगर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूं. 


रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 
क्रमांक/बी-4/1/32(2 )/ भा.अधि./2023-24/6144.--कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32( 2) /भा.अधि./2022-23/2153-2154 रायपुर 


दिनांक 29-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति बैकुंठपुर, जिला-कोरिया (छ.ग.) में निम्नानुसार व्यक्तियों की भारसाधक समिति उनके 
कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त की गई थी -- 


1. श्री बुजवासी तिवारी अध्यक्ष 
2, श्री कृष्ण कुमार राजवाड़े उपाध्यक्ष 
3. श्री मोहित पैकरा सदस्य 
4. श्री गणेश जायसवाल सदस्य 
5. श्री उमाशंकर साहू सदस्य 
6. श्री गुलाब चौधरी सदस्य 
7. श्री रंगलाल सिंह सदस्य 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन्‌ 1973) Hl धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, मैं यशवंत कुमार, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर Wags, उपरोक्त भारसाधक समिति के स्थान पर श्री पुष्कर लाल 
तिवारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, बैकुंठपुर, जिला-कोरिया, को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति बैकुन्ठपुर, 
जिला-कोरिया का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूं. 


296 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024 [ भाग 1 


रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 


क्रमांक/बी-4/1/32( 2) /भा.अधि./2023-24/6146.--कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32(2 )/ भा.अधि./2022-23/2151-2152 रायपुर 
दिनांक 29-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति मनेन्द्रगढ़, जिला-मनेनद्धगढ़-चिरमिरी-भरतपुर ( छ.ग.) में निम्नानुसार व्यक्तियों की भारसाधक 
समिति उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त की गई थी -- 


1. श्री अज्जू कुमार रवि अध्यक्ष 
2. श्री गुरूदेव पाण्डेय उपाध्यक्ष 
3. श्री रविप्रताप सिंह सदस्य 
4. श्री सूरज समुन्द्रे सदस्य 
5. श्री नजारियूश सदस्य 
6. श्री लालसाय सिंह मरावी सदस्य 
7 श्री अशोक साहू (व्यापारी प्रति.) सदस्य 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन्‌ 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, मैं यशवंत कुमार, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, उपरोक्त भारसाधक समिति के स्थान पर श्री उत्तम सिंह 
चौहान, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, मनेन््रगढ़, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कृषि उपज 
मंडी समिति मनेन्द्रगढ़, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूं. 


रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 
क्रमांक/बी-4/1/32( 2)/भा.अधि./2023-24/6148.--कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32(2 )/ भा.अधि./2022-23/2113-2114 रायपुर 


दिनांक 29-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति पखांजूर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर ( छ.ग.) में निम्नानुसार व्यक्तियों की भारसाधक समिति 
उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त की गई थी -- 


1. श्री विकास मण्डल अध्यक्ष 
9: श्री कुबेर चुरपाल उपाध्यक्ष 
3. श्री दीपक शाहा सदस्य 
4. श्री मुकंदचंद्र पाल सदस्य 
5, श्री स्वपन विश्वास सदस्य 
6. श्री श्रवण नेताम सदस्य 
7 श्रीमती शकुंतला घनेलिया सदस्य 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन्‌ 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, मैं यशवंत कुमार, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, उपरोक्त भारसाधक समिति के स्थान पर श्री मोहन लाल सोरी, 
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, अंतागढ़, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर, को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति पखांजूर, 
जिला उत्तर बस्तर कांकेर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूं. 


रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 
क्रमांक/बी-4/1/32( 2)/भा.अधि./2023-24/6150.--कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32(2 )/ भा.अधि./2022-23/2177-2178 रायपुर 


दिनांक 29-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति बीजापुर, जिला बीजापुर (छ.ग.) में निम्नानुसार व्यक्तियों की भारसाधक समिति उनके 
कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त की गई थी -- 


1. श्री कामेश्वर गौतम अध्यक्ष 
2. श्री नकुल ठाकुर उपाध्यक्ष 
3. श्री रत्ना सोडी सदस्य 
4. श्री महेश बेलसरिया सदस्य 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024 297 


5, श्री मनधर नाग सदस्य 
6. श्री नंदकिशोर गांधरला सदस्य 
7. श्री लक्ष्मी नारायण इंशरोज (व्यापारी प्रति.) सदस्य 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन्‌ 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, मैं यशवंत कुमार, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, उपरोक्त भारसाधक समिति के स्थान पर श्री प्रताप सिंह Par, 
उप संचालक कृषि, जिला बीजापुर, को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति बीजापुर, जिला बीजापुर का भारसाधक 
अधिकारी नियुक्त करता हूं. 


यशवंत कुमार, 
संचालक. 


उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं 


HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR 


Bilaspur, the 12th March 2024 


No. 264/Confdl./2024/II-2-1/2024.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in 
Column No. (2) of the table below, are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in 
Column No. (4) and are posted as District Judge from the date they assume charge of their office(s) and; 


The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Sessions Judge of the Sessions Division 
mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office(s) :-— 


TABLE 
S. Name & presently From To Sessions Posted as 
No. posted as Division 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1. Smt. Sushma Sawant, Director, Bilaspur Rajnandgaon  Rajnandgaon District and Sessions 
Chhattisgarh State Judicial Judge 
Academy. 
2. Shri Shakti Singh Rajput, Bilaspur Janjgir- Janjgir- District & Sessions 
Registrar (Computerisation)- Champa Champa Judge 
cum-C.P.C., High Court of 
Chhattisgarh 


Bilaspur, the 12th March 2024 


No. 268/Confdl./2024/II-2-1/2024.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in 
Column No. (2) of the table below, who are posted in the capacity as mentioned in Column No. (3) are, henceforth, 
posted in the capacity as mentioned in Column No. (4) from the date they assume charge of their office(s) :-— 


TABLE 
SL No. Name & Judicial Officer Presently posted in the Henceforth posted in the 
capacity capacity 
(1) (2) (3) (4) 
1. Shri Atul Kumar Shrivastava X Additional District & Sessions IV Additional District and 


Judge, Raipur Sessions Judge, Raipur 


298 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024 


[ भाग 1 


(1) (2) (3) 


(4) 


II Additional District & Sessions 
Judge, Sakti. 


2. Dr. Mamta Bhojwani 


I Additional District & Sessions 
Judge, Sakti. 


3. Shri Balaram Sahu 


I Additional District & 
Sessions Judge, Sakti. 


Il Additional District & 
Sessions Judge, Sakti. 


Bilaspur, the 12th March 2024 


No. 270/Confdl./2024/I1-2-1/2024.—The incumbent Judicial Officers of the Court, as specified in Column 
No. (2) of the table below, are, hereby, given additional charge of the Court as mentioned in Column No. (3), in 


addition to their own duties, until further orders :— 


TABLE 
S.No. Name of the Court Additional Charge of the Court of 
(1) (2) (3) 
1. District & Sessions Judge, Jashpur Special Judge under S.C. & S.T. (P.A.) Act, 
Jashpur 

2: II Additional District & Sessions Judge, Additional Distirict & Sessions Judge (F.T.C.), 
Mahasamund Mahasamund 

3. I Additional District & Sessions Judge, Additional Distirict & Sessions Judge (E-T.C.), 
Bemetara Bemetara 

4. वा Additional District & Sessions Judge, Additional Distirict & Sessions Judge (F.T.C.), 
Raigarh Raigarh 

5. II Additional District & Sessions Judge, Labour Judge, Labour Court, Raigarh. 
Raigarh 

6. XIV Additional District & Sessions Judge, Labour Judge, Labour Court No. 1 and Labour 


Raipur 


Court No. 2, Raipur 


By order of the High Court, 
SUDHIR KUMAR, Registrar General. 


